सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन , 1943 ( श ० ) 


संख्या 


70 राँची , बुधवार , 


- 


23 फरवरी , 2022 ( ई ० ) 


) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
1 फरवरी , 2022 


> 


संख्या -1 / सी०-210 / 2008 का०-482 -- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार के पत्रांक 
36 / 02 / 2022 - EO ( SM - I ) , दिनांक 18.01.2022 के आलोक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव , झारखण्ड के के 
पद पर पदस्थापित श्री शैलेश कुमार सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 1991 ) को पदभार त्याग करने की तिथि से 
Additional Secretary and Development Commissioner , Ministry of Micro , Small and Medium 
Enterprises , Govt . of India के पद पर योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 70 -- 50 


